निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 664 ) 


१ पौष 1931 ( श ) 
पटना, बुधवार , 30 दिसम्बर 2009 


सं0 वि0( 27 ) पे०को0 - 120/ 2009 - 1293/ वि० 

वित्त विभाग 


- - 


संकल्प 
22 दिसम्बर 2009 


विषय — बिहार राज्य पैक्स निर्वाचन 2009 के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों की हिंसात्मक 

घटनाओं या दुर्घटना या अन्य कारणों से हुई मौत या अपंगता की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान के 
संबंध में । 

लोक सभा /विधान - सभा आम/ उप - चुनाव में प्रतिनियुक्त होने वाले कर्मियों के संबंध में पूर्व में निर्गत 
संकल्प संख्या 2796 , दिनांक 1 अप्रील 2009 से निहित प्रावधान बिहार राज्य पैक्स निर्वाचन 2009 के लिए 
यथारूप लागू होगा । 
आदेश — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी 
हेतु प्रकाशित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रवि नन्दन सहाय , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 664- 571 + 100-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic. in 


